निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 माघ 1933 ( श ० ) 
पटना , मंगलवार , 31 जनवरी 2012 


( सं ० पटना 40 ) 


स्वास्थ्य विभाग 


वर्तमान शुल्क 


संशोधित शुल्क 


अधिसूचना 

10 नवम्बर 2011 
सं 0 1 / एम 01/ 36 / 90 खण्ड -738 ( 1 ) / स्वा ० — बिहार मेडिकल रजिस्ट्रेशन कौंसिल एक्ट 1916 की 
धारा -33 की उप - धारा 3 ( ए ) में प्रदत शक्तियों के आधार पर बिहार मेडिकल रजिस्ट्रेशन कौंसिल पटना 
की 138 वीं बैठक दिनांक 6 दिसम्बर 2009 , 141 वीं बैठक दिनांक 19 दिसम्बर 2010 में लिए गए निर्णय 
तदनुसार निबंधक के पत्रांक 3954-36/ 81 , दिनांक 24 अक्तूबर 2011 के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा 
चिकित्सकों के निबंधन प्रकिया के लिए वर्तमान में प्रचलित शुल्क मे निम्नप्रकार संशोधन के प्रस्ताव में 
सहमति प्रदान की जाती है : 
क्र . 

मद 
सं . 
औपबंधिक निबंधन ( Provisional Registration) 

500 / 

1000/ 
2 स्थाई निबंधन ( Permanent Registration) 

1000/ 

2000/ 
3 रेसिप्रोकल निबंधन ( Reciprocal Registration) 
क औपबंधिक निबंधन ( Provisional Registration) 

500 / 

1000/ 
ख स्थाई निबंधन ( Permanent Registration) 

1000/ 

2000 / 
4 द्वितीयक निबंधन ( Duplicate Registration ) 
क औपबंधिक निबंधन ( Provisional Registration) 

500/ 

1000/ 
ख स्थाई निबंधन ( Permanent Registration ) 

1000 / 

2000/ 
5 अनापत्ति प्रमाण - पत्र ( NOC ) 

500/ 

1000/ 
6 सम्पुष्टि ( Confirmation) 

500/ 

1000/ 
7 अतिरिक्त प्रविष्टि ( Additional Entry ) 

100/ 

700/ 
8 सत्यापित प्रति ( Certified Copy ) 

100/ 

500/ 
9 नाम / उपनाम मे परिवर्तन (Change in Name/ Surname ) 50/ 

500/ 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 31 जनवरी 2012 


10 
11 


75/ 
500/ 


500/ 
1000/ 


निबंधन का पूर्णजीवन ( Restrotaion of Registration ) 
आवेदन का अग्रसारण ( Forwarding of application 
abroad ) 
अच्छे कार्य में सहयोग का प्रमाण - पत्र (Share of Good 
Standing Certificate ) 


12 


100 / 


500/ 


2. निबंधन के प्रत्रांक 3953-64/ 80, दिनांक 24 अक्तूबर 2011 के आलोक में प्रत्येक 5 (पाँच ) वर्ष 
में स्थायी निबंधन ( Permanent Registration ) का नवीकरण कराने तथा इसके लिए रू ० 500 / - ( पॉच 
सौ रूपए ) का नवीकरण शुल्क लेने के प्रस्ताव मे भी सहमति दी जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 40-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


